रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 /99 


त्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- खण्ड ३ -- उप - खण्ड (i) 
PART II -- Section 3 - Sub-section (i ) 


Sub-section (w 


corner 


S111 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 377 ] 
No. 377] 


नई दिल्ली , बुधवार, जुलाई 21, 1999 / आषाढ़ 30, 1921 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 21 , 1999/ ASADHA 30 , 1921 


- - 


- 


- 


- 


भारतीय रिजर्व बैंक 
( विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ) 

( केन्द्रीय कार्यालय ) 
अधिसूचना सं. फेरा. 188 / 98 - आरबी 

मुम्बई, 11 नवम्बर, 1998 
सा . का .नि . 540 ( अ ). - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( बी ) के साथ 
पठित धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ए ) तथा खण्ड ( बी ) के अनुसरण में रिज़र्व बैंक यह निदेश देता है कि समय - समय पर यथासंशोधित उसकी 
दिनांक 13 जनवरी , 1998 की अधिसूचना सं . फेरा 180/ 98 - आर. बी . ( इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित ) में निम्नलिखित रूप में 
संशोधन किया जायेगा, यथा : 
( i) उक्त अधिसूचना में , " इक्विटी शेयरों " या " इक्विटी पूंजी " शब्दों के लिए, ये जहाँ - जहाँ पाये जाते हैं , वहाँ " शेयरों " या " पूँजी " शब्दों 

को प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
(ii ) उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में , 
( क ) खण्ड ( i ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा : 

(i) उक्त अनुबंध III में यथा सूचित समग्र विदेशी निवेश निर्गम कंपनी की पूँजी के 50 प्रतिशत, 51 प्रतिशत , 74 प्रतिशत अथवा 100 

प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए 

परंतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन और संचारण ( जल विद्युत पावर संयंत्रों, कोयला/ इग्नाइट आधारित थर्मल पावर संयंत्रों, तेल आधारित थर्मल पावर 
संयंत्रों और गैस आधारित थर्मल पावर संयंत्रों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा के रूप में ) के कार्यकलाप के संबंध में विदेशी निवेश के रूप में पूँजी रुपये 1, 500 
करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

यह और भी , कि इसके अतिरिक्त, इस खंड के अंतर्गत विदेशी निवेश की मात्रा की गणना के प्रयोजन हेतु परिवर्तन विकल्प वाले अधिमान्य शेयरों 
को शामिल किया जायेगा , 
( ख ) खंड ( iii ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा , यथा : 

" ( iiiए) परिवर्तनीय इक्विटी शेयरों के निर्गम के मामले में , मूल्यांकन प्रक्रिया बैंक अथवा सेबी द्वारा जो भी मामला हो , जारी किये गये 

दिशानिर्देशों के अनुरुप होनी चाहिए " । 
( ग ) खंड ( iv ) में , " परियोजना के लिए अपेक्षित " शब्दों के बाद " अथवा शेयरों के जारी करने हेतु " शब्दों को जोड़ा जायेगा । 


2165 GI/99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( 9 ) 2005 ( v ) a forfaico vs 37 ET 14 , 7ef 

" ( Vए ) अधिमान्य शेयरों के संबंध में देय लाभांश दर भा . स्टेट बैंक की न्यूनतम उधार दर ( बोर्ड की बैठक की तिथि से लाग जिसमें 

शेयरों के निर्गम के बारे में सिफारिश की गई है ) धन 300 मूल बिंदुओं से अधिक नहीं होनी चाहिए । " 
( 7 ) Grus ( vii ) # 2 fr- foret muutet UT , 79 : 

" ( viiए ) निर्गम कंपनी रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पास प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित को शामिल 
करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करेगी 
( क ) विदेशी निवेशक का नाम 
( ख ) विदेशी निवेशक के निवास अथवा निगमन का देश 
( ग ) प्रेषण की प्राप्ति की तिथि तथा उसका रुपया समकक्ष 
( घ ) भारत में प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके जरिए प्रेषण प्राप्त किया है " । 

( F . 15 / 56 /98 - 04 3775 ] 

सी . हरिकुमार , कार्यपालक निदेशक 
RESERVE BANK OF INDIA 
(Exchange Control Department) 

(CENTRAL OFFICE ) 
NOTIFICATION NO . FERA 188 /98 RB 

Mumbai, the 11th November 1998 
G . S. R . 540 (E ). — In pursuance of clause (a ) and clause (d) of sub -section (1 ) of Section 19 read with clause (b ) of 
sub - section (1) of Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973 ), the Reserve Bank directs that its 
notification No. FERA 180 / 98 RB dated 13th January, 1998 as amended from time to time (hereinafter referred to as the said 
Notification ), shall be amended in the followingmanner , namely : 

(i) in the said Notification , for the words equity shares or cquity capital wherever they occur, the words shares 

or capital shall be substituted . 
(ii) in paragraph 3 of the said notification , 

(a ) for clause (i), the following clause shall be substituted , namely : 
" (i) the following investment shall not in aggregate exceed 50 % , 51 % , 74 % or 100 % of the capital of the 

issuer company, as indicated in the said Annexure III; 
Provided that in respect of the activity of generation and transmission of electric energy (bcing electric 
energy produced in hydro -electric power plants, coal/lignite based thermal power plants, oil based ther 
mal power plants and gas based thermal power plants ) the capital by way of foreign investment shall not 
excced Rs. 1500 crores: 
Provided further that for the purpose of reckoning the extent of foreign investment under this clause, 

preference shares carrying a conversion option , shall be included ". 
(b ) after clause (ui), the following clause shall be added , namely :-- 

" (iii a ) in the case of issue of convertible equity sbares, the valuation procedure shall conform to the 
guidelines issued by the Bank or SEBI, as the case may be;" 

in clause (iv), after the words required for the project , the words or for issue of shares , shall be inserted . 
(d) after clause (v), the following clause shall be added , namely 

" ( va ) the rate of dividend payable in respect of preference shares shall not exceed SBIPrimc Lending Rate 
(prevailling on the date of the Board meeting in which issue of shares is recommended ) plus 300 basis 
points." 
after clause (vii ), the following clausc shall be inserted, namely : 
" ( viia ) the issuer company files with the Regional Office of Reserve Bank , not later than 30 days from the 
date of receipt of remittance , a report containing the following 
(a ) Name of the foreign investor, 
(b ) Country of residence or incorporation of the foreign investor; 
( c) Date of receipt of remittance and its rupee equivalent, 
(d ) Name and address of the authorised dealer in India through whom the remittance is received." 

[No. 15 /56 /98 - FIU ) 
C . HARIKUMAR , Executive Director 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना सं. फेरा 189 / 98 - आरबी 


मुम्बई, 11 नवम्बर, 1998 


सा . का .नि . 541 ( अ ). -- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 29 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( बी ) के साथ 
पठित धारा 19 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ए ) तथा खण्ड ( डी ) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक यह निदेश देता है कि समय - समय पर 
यथासंशोधित उसकी दिनांक 10 फरवरी , 1998 की अधिसूचना सं. फेरा 182/ 98 आर. बी . ( इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित ) में 
निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा, यथा : 

(i ) उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में खण्ड ( v) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, यथा : -- 
" ( Vए) निर्गमे कंपनी रिजर्वबैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पास प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित को शामिल 

करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करेगी 
( क ) विदेशी निवेशक का नाम ; 
( ख ) विदेशी निवेशक के निवास अथवा निगमन का देश ; 
( ग ) प्रेषण की प्राप्ति की तिथि तथा उसका रुपया समकक्ष 
( घ ) भारत में प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके जरिए प्रेषण प्राप्त किया है ; 
( 3 ) एस आइबी/ एफआइपीबी की संख्या और तिथि जिसके संबंध में प्रेषण प्राप्त किया गया है । " 

[ सं. 15 /56 /98 - एफ आई यू ] 

सी. हरिकुमार , कार्यपालक निदेशक 
NOTIFICATION NO. FEE. R. A. 189 /98 - RB 


Mumbai, the 11th November, 1998 


G . S. R. 541 ( E). - In pursuance of clausc ( a ) and clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 19 read with clause ( b) of 
sub - section (1 ) of section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 ( 46 of 1973 ), the Reserve Bank directs that its 
notification No. F. E .R . A . 182 /98 -RB dated 10th February, 1998 as amended from time to time (hereinafter referred to as " the 
said Notification "), shall be amended in the following manner , namely : 

( 1 ) in the said Notification, in paragraph 2, after clause (v), the following clause shall be added , namely : 
" (va )the issuer company files with the Regional Office of Reserve Bank , not later than 30 days from the date of 

receipt of remittance , a report containing the following : 
( a) Name of the foriegn investor; 
(b ) Country of residence or incorporation of the foreign investor, 
(c) Date of receipt of remittance and its rupee equivalent; 
(d) Name and address of the authorised dealer in India through whom the remittance is received ; 
( e ) Number and date of SIA/ FIPB approval in respect of which remittance is received . ” 

[ No 15/ 56/ 98- FIU] 

C . HARIKUMAR, Executive Director 
अधिसूचना सं. फेरा 191 / 99 - आरबी 

मुम्बई, 30 जनवरी, 1999 
सा . का. नि . 542 ( अ ). -- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 29 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( बी ) के साथ 
पठित धारा 19 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ए ) और खण्ड ( डी ) के अनुसरण में , रिजर्व बैंक यह निदेश देता है कि समय - समय पर यथासंशोधित 
दिनांक 13 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं . फेरा 180/ 98 आर. बी . को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , खण्ड ( 1 ) में , पैरा 3 में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा , यथा : 

" बशर्ते कि 
( क ) विधुत ऊर्जा के संचारण एवं उसे उत्पन्न करने की गतिविधि के संबंध में ( जल-विधुत ऊर्जा संयंत्र, कोयले / भरे कोयले पर आधारित 

ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र, तेल पर आधारित उष्मीय संयंत्र और गैस पर आधारित उष्मीय ऊर्जा संयंत्र ), और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


( ख ) सड़कों , राजमार्गों, यानीय पुलों, महसूल सड़कों, यानीय सुरंगों, पत्तनों और बंदरगाहों के निर्माण और रख -रखाव की गतिविधि के संबंध 
# , fara nit for party 0 1500 # 215 397 397 TAI" 

[ 7 . 15/56 /98 -14 377] 
खिजर अहमद, कार्यपालक निदेशक 


NOTIFICATION NO. FERA 191 /99 RB 

Mumbai, the 30th January, 1998 
G .S .R . 542 (E ).-. -In pursuance of clause (a) and clause (d) of sub-section (1) of Section 19 read with clausc (b ) of sub 
section ( 1) of Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973 ), the Reserve Bank directs that its 
Notification No. FERA 180 /98 RB dated 13th January, 1998 as amended from time to time (hcrcinafter referred to as the said 
Notification ), shall be amended in the following manner, namely : 

In the said Notification , in paragraph 3, in clause (i), for the first proviso , the following proviso shall be 
substituted , namely :-- 
" Provided that 
(a ) in respect of the activity of generation and transmission of electric energy (being electric energy produced 

in hydro -electric power plants, coal /lignite based thermal power plants, oil based thermal power plants 
and gas based thermal power plants) and 
in respect of the activity of construction and maintenance of roads, highways, vehicular bridges, toll 
roads, vehicular tunnels, ports and harbours, 
the capital by way of foreign investment shall not exceed Rs. 1500 crores." 


[No. 15 /56 /98 -FIU ] 
KHIZER AHMED , Executive Director 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


